सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 कार्तिक , 19 37 ( श० ) 


संख्या 792 राँची, गुरुवार 


5 नवम्बर , 2 0 15 ( ई० ) 


खान एवं भूतत्व विभाग | 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


अधिसूचना 

29 अक्टूबर, 2015 
संख्या- ख०नि०(विविध)-263/ 2014-2270-- एम , झारखण्ड राज्य में आवंटित विभिन्न 
कोयला ब्लॉकों के विकास एवं उससे संबंधित समस्याओं के निदान के लिए राज्य स्तर पर एक 
समिति का गठन निम्नवत किया जाता है : 
i. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग 

:- अध्यक्ष 
ii. प्रधान सचिव / सचिव , खान एवं भूतत्व विभाग 

:- सदस्य 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 5 नवम्बर , 2 0 15 
ii. प्रधान सचिव/ सचिव , वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 
iv . प्रधान सचिव/ सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग 


:- सदस्य 


:- सदस्य 


2- यह समिति झारखण्ड राज्य में आवंटित सभी कोयला ब्लॉकों के विकास आदि की समीक्षा 
प्रत्येक 15 दिनों पर करेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

आनन्द मोहन ठाकुर, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 792 – 50 । 


